निबंधन संख्या पी 0 टी0-40 


सत्यमेव जयते 


बिहार 


गजट 
असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


15 आषाढ़ 1942 ( श 0 ) 
पटना, सोमवार, 6 जुलाई 2020 


( सं ० पटना 419 ) 


बिहार विधान सभा सचिवालय 


, 


अधिसूचना 

2 जुलाई 2020 
सं ० 1 स्था०-137/2018-819/ वि ० स ० । - श्री बटेश्वर नाथ पाण्डेय , सचिव , बिहार विधान सभा का जिला एवं सत्र 
न्यायाधीश , समस्तीपुर के पद पर स्थानान्तरण होने के फलस्वरूप बिहार विधान सभा सचिवालय में श्री भूषण कुमार झा , 
निदेशक , बिहार विधान सभा सचिवालय को दिनांक 02.07.2020 के अप ० से अगले आदेश अथवा बिहार वरिष्ठ न्यायिक 
सेवा के पदाधिकारी की नियुक्ति होने तक प्रभारी सचिव के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत किया जाता है । 

अध्यक्ष , बिहार विधान सभा के आदेश से , 


असीम कुमार , 


उप सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 419-571 + 10 - डी 0 टी 0 पी 0 । 

Website: http://egazette.bih.nic.in 


